रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PUR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जून 29 , 2017 / आषाढ़ 8 , 1939 
___ NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 29, 2017/ ASADHA 8, 1939 


सं . 556 ] 
No. 5561 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 29 जून , 2017 


संख्या 59/ 2017- सीमा शुल्क ( गै.टे.) 
सा . का .नि . 724( अ). — सीमा - शुल्क , केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रति अदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और 4 के 
साथ पठित , सीमा - शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ), की धारा 75 की उपधारा ( 2 ), केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 
( 1944 का 1) की धारा 37 की उपधारा ( 2 ) और वित्त अधिनियम , 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 93क और धारा 94 की उपधारा ( 2 ) 
के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्र सरकार एतद द्वारा भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना संख्या 
131/ 2016- सीमा - शुल्क ( गै.टे.) दिनांक 31 अक्तूबर , 2016, जिसे सा . का . नि . 1018 ( अ ), दिनांक 31 अक्तूबर , 2016 के तहत प्रकाशित 
किया गया था , में पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है , यथा : 
उक्त अधिसूचना में , 
( क) नोट्स और शर्तों में , 

(i) पैराग्राफ 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैराग्राफ को प्रतिस्थापित किया जाएगा , यथाः 


"( 6 ) परियोजना निर्यात (जिसमे टर्नकी निर्यात अथवा आपूर्ति शामिल है ) के अंतर्गत निर्यात उत्पाद जो कर विजक के साथ आता है 
और जिसके लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (5 ) और ( 7) में कोई आंकड़े नहीं दर्शाये गए हैं , की घोषणा निर्यातक द्वारा की जाएगी 
और उक्त अनुसूची के अंतर्गत मिलने वाला अधिकतम प्रति अदायगी का लाभ कॉलम ( 4) और (6) में दर्शाये गए यथा - मूल्य दर से 
कर विजक मूल्य के डेढ़ गुणा पर की गई संगणना से अधिक नहीं होगा । "; 


(ii) पैराग्राफ ( 11 ) में , उपवाक्य ( ख ) के पश्चात , निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतस्थापित किया जाएगा, यथाः 


3996 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3( 1) ] 


“(ग ) निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयोग किए गए आदानों या आदान सेवाओं पर केंद्रीय माल और सेवा कर 
या एकीकृत माल और सेवा कर का इनपुट क्रेडिट लेने के पश्चात किया गया निर्यात ; 


( घ)निर्यात पर भुगतान किए गए एकीकृत माल और सेवा कर के रिफंड का दावा करते हुए किया गया निर्यात ; 


( ड .)निर्यात ऐसे निर्यात कर्ता के द्वारा किया गया हो जो कि निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयोग किए गए 
आदान या आदान सेवाओं पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017( 2017 का 12 ) के अंतर्गत 
अग्रसारित कर दिया हो ।"; 


( iii) पैराग्राफ (12) के पश्चात निम्नलिखित पैराग्रफ को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: 

(12क ) उक्त अनुसूची के कॉलम ( 4) और (5 ) में दिए गए प्रति अदायगी की दर और सीमा किसी वस्तु या उत्पाद के निर्यात पर 
तब लागू होगी जब निर्यात कर्ता निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करेगा: 


( क ) निर्यात कर्ता सहायक आयुक्त , सीमा - शुल्क या उप आयुक्त , सीमा - शुल्क, जैसी भी स्थिति हो , के समक्ष उसकी संतुष्टी के 

स्तर तक , इस बात की घोषणा करेगा या यदि आवश्यक हुआ तो सिद्ध करेगा कि किसी निर्यात उत्पाद पर या किसी निर्यात 
उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर केंद्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का 

इनपुट क्रेडिट नहीं लिया गया है ; 
( ख ) यदि वस्तु का निर्यात किसी बंधपत्र या लैटर ऑफ अंडरटेकिंग या एकीकृत माल और सेवाकर के भुगतान के तहत किया 

गया हो तो ऐसे माल और सेवा कर अधिकारी , जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा निर्यात कर्ता आता हो से इस आशय का एक 
प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्यात उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवापर 
केंद्रीय माल और सेवा कर या एकीकृत माल और सेवा कर का कोई इनपुट क्रेडिट नहीं लिया गया है या न ही निर्यात 

उत्पाद पर भुगतान किए गए एकीकृत माल और सेवा कर के रिफंड का दावा ही किया जाएगा ; 
( ग) ऐसे माल और सेवा कर अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा निर्यात कर्ता आता हो से इस आशय का एक प्रमाण पत्र 

प्रस्तुत करना होगा कि निर्यात कर्ता ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 12 ) के अंतर्गत निर्यात 
उत्पाद पर या निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त आदान या आदान सेवा पर किसी सेनवेट क्रेडिट की राशि को अग्रसारित 
नहीं किया है ।"; 


(iv) पैराग्राफ ( 17 ) में , " ब्लीच्ड ” शब्द के पश्चात “ या सम्मिश्रित " शब्द जोड़ा जाएगा ; 


( ख ) पैराग्राफ 4 में , निम्नलिखित शर्त को अंत : स्थापित किया जाएगा, यथा : 


" बशर्ते कि इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात दिनांक 30 सितंबर, 2017 के पश्चात लागू नहीं होगी।"; 


( ग ) अनुसूची में , 


(i) अध्याय – 3 में , टैरिफ मद 030402 में , 


( क ) कॉलम ( 6 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 3. 4 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 10.5 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


(ii ) अध्याय – 3 में , टैरिफ मद 030601 में , 


( क ) कॉलम ( 6 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2. 7 % ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " 21. 6 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


(iii) अध्याय – 3 में , टैरिफ मद 030602 में , 

( क) कॉलम ( 6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2. 1% ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "57.2 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


(iv ) अध्याय – 3 में , टैरिफ मद 030603 में , 


( क ) कॉलम ( 6) के अंकों के स्थान पर , प्रविष्टि 2. 4 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख ) कॉलम ( 7) के अंकों के स्थान पर , प्रविष्टि "24” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 


( v ) अध्याय – 3 में , टैरिफ मद 030604 में , 


( क ) कॉलम ( 6 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2. 7 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ 46. 6 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( vi) अध्याय – 3 में , टैरिफ मद 030605 में , 


( क ) कॉलम ( 6) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 2. 1 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “10 .9 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( vii) अध्याय – 15 में , टैरिफ मद 150401 में , 


( क ) कॉलम ( 6 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 2. 1 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 2.1 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( viii ) अध्याय – 16 में , टैरिफ मद 160401 में , 


( क ) कॉलम ( 6 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “3. 4 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "10.5 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 


(ix) अध्याय - 23 में , टैरिफ मद 230101 में , 


( क ) कॉलम ( 6) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "2. 1 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( ख ) कॉलम ( 7 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 2.1 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( x) अध्याय - 41 में , टेरिफ मद 411202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित टेरिफ मद और प्रविष्टियों 

को अंत : स्थापित किया जाएगा , यथा : 


" 411299 


अन्य 


1.2% 


1.2% "; 


( xi ) अध्याय – 52 में , टैरिफ मद 520901 में , कॉलम (7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "7" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xii ) अध्याय – 54 में , टैरिफ मद 540701 में , 

( क ) कॉलम ( 5) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि " 66 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( ख ) कॉलम ( 7 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “13. 2 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xiii) अध्याय - 54 में , टैरिफ मद 540702 में , 

( क ) कॉलम ( 5 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "72 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “15.8 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 


( xiv ) अध्याय - 54 में , टैरिफ मद 540703 में , 


( क ) कॉलम (5 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "57 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 11.1 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xv) अध्याय - 54 में , टैरिफ मद 540704 में , 

( क ) कॉलम ( 5 ) की प्रविष्टि के स्थान पर “ 60 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर “12. 9 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i ) ] 


( xvi) अध्याय - 55 में , टैरिफ मद 550905 में , 

( क ) कॉलम ( 5) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "72" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “12. 9” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( xvii) अध्याय - 55 में , टैरिफ मद 550906 में , 

( क ) कॉलम ( 5 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "79 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( ख ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "17 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
( xviii ) अध्याय – 56 में , टैरिफ मद 560802 में , 

( क ) कॉलम ( 4 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , की प्रविष्टि " 11 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
( ख ) कॉलम ( 5) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 64 ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ग ) कॉलम ( 6 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "2. 8 % ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( घ ) कॉलम ( 7) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ 16 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 


( xix) अध्याय – 61 में - 


( क ) टैरिफ मद 610304 में , कॉलम ( 2 ) में , शब्द “ लेगिंग ” को हटा दिया जाएगा ; 
( ख ) टैरिफ मद 610404 में , कॉलम ( 2 ) में , शब्द " लेगिंग ” को हटा दिया जाएगा ; 
( ग) टैरिफ मद 611501, 611502, 611503, 611504, 611505, 611506, 611507 और 611599 और उससे 

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टयों को प्रतिस्थापित किया जाएगा : 


7. 7 % - 


472 % 


12. 2 


" 611501 लेगिंग 
61150101 सूत के 

नग 
61150102 सूत और मानव निर्मित तंतु वाले | नग 

मिश्रण के 
61150103 मानव निर्मित तंतु के 


9 . 5 % 


2.5 % - 14.5 


तरा 


9. 9 % 


2. 5 % 


| 14. 4 


61150104 रशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर ) 


नग 


7. 6 % 


80 


4. 8 % 


50. 5 


61150105 ऊन के 


8. 7 % 


3. 5 % 


32. 2 


8 . 7 % 


3 % 


27. 6 


61150106 ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले | नग 

मिश्रण के 
61150107 सूत के जिसमें 1 % अथवा इससे नग 

अधिक वजन का स्पेंडेक्स / लाइक्रा/ 

इलास्टेन हो 
61150199 अन्यों के 

नग 


8% 


| 


12. 5 


7. 6 % 


11.6 


611502 


अन्य 


61150201 सूत के 


कि . ग्रा . | 7 . 6 % 


| 


140 


_ 2 % 


_ 36 .8 


| 


160 


2. 5 % 


| 42. 1 


61150202 सूत और मानव निर्मित तंतु वाले 

कि . ग्रा . | 9.5 % 
मिश्रण के 
61150203 मानव निर्मित तंतु के 

कि . ग्रा . 9 . 8 % 
61150204 रेशम के (नॉयल रेशम को छोड कर ) | कि .ग्रा . 7.6 % 


2. 5 % 


45 . 9 


180 
510 | 


4 . 8 % 


322. 1 


61150205 ऊन के 


कि . ग्रा . 


8. 7 % 


___ 180 


3. 5 % 


| 72. 4 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


180 


3 %% 


62.1 


61150206 ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले | 

कि . ग्रा . | 8. 7 % 
मिश्रण के 
61150207 सूत के जिसमें 1 % अथवा इससे 

अधिक वजन का स्पेंडेक्स/ लाइक्रा / | कि . ग्रा . 

इलास्टेन हो 
61150299 अन्य 

कि . ग्रा . | 7. 6 % 


___ 130 


2% 


34.2"; 


XX 


अध्याय 75 में , टैरिफ मद 7501, 7502, 7504, 7505 , 7506, 7507 और 7508 में , कॉलम ( 6) की प्रविष्टियों के 
स्थान पर , क्रमश: प्रविष्टि “ 0. 15 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:- ; 
अध्याय - 94 में टैरिफ मद 940402 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित टैरिफ मद और 
प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जएगा , : 


( xxi ) 


" 940403 


8. 6 % 


100 


| 2 . 2 % 


पोलीफिल से भरे अन्य तकिए / गद्दे | Ka 
रजाईयां/ पफल्स 


25 " . 


( xxii ) अध्याय – 95 में , टैरिफ मद 950611 में , 

( क ) कॉलम ( 4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ 11 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ख ) कॉलम (5 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि "64” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 
( ग ) कॉलम ( 6 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि " 2. 8 % " को प्रतिस्थापित किया जाएगा ; 

( घ ) कॉलम ( 7 ) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "16 " को प्रतिस्थापित किया जाएगा; 
( घ) सारणी में , अध्याय – 61 में - 

( क ) टैरिफ मद 610304 में , कॉलम ( 2) में , शब्द " लेगिंग ” को हटा दिया जाएगा ; 
( ख ) टैरिफ मद 610404 में , कॉलम ( 2) में , शब्द “ लेगिंग ” को हटा दिया जाएगा ; 
( ग ) टैरिफ मद 611501, 611502, 611503, 611504 , 611505, 611506, 611507 और 611599 

संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टयों को प्रतिस्थापित किया जाएगा: 


और उससे 


" 611501 


| लेगिंग 


61150101 सूत के 


नग 


3. 3 % 


| 


28. 2 


0. 9 % 


7. 7 


4. 2 % 


34. 0 


1. 2 % 


9. 7 


61150102 सूत और मानव निर्मित तंतु वाले | नग 

मिश्रण के 
61150103 मानव निर्मित तंतु के 


4. 3 % 


34 . 7 


| 


1. 2 % 


9 . 7 


61150104 रेशम के (नॉयल रेशम को छोड़ कर ) | नग 


1. 3 % 


19 . 2 


0 . 4 % 


5. 9 


नग 


3. 9 % 


50 . 2 


1. 1 % 


14. 2 


3. 9 % 


50 . 2 


1. 1 % 


14. 2 


61150105 ऊन के 
61150106 ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले नग । 

मिश्रण के 
61150107 सूत के जिसमें 1 % अथवा इससे | नग 

अधिक वजन का 

स्पेंडेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन हो 
61150199 अन्यों के 

नग 


3. 3 % 


28. 9 


0.9 % 


7. 9 


3.3% | 26.7 


0.9 % 


7.3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


| 


90 . 3 


| 


0.9 % 


23.2 


| 611502 अन्य 
61150201 सूत के 

कि . ग्रा . | 3. 5 % 
61150202 सूत और मानव निर्मित तंतु वाले 

कि . ग्रा . 4. 2 % 
मिश्रण के 
61150203 मानव निर्मित तंत् के 

कि . ग्रा . 4 . 2 % 
61150204 रिशम के (नॉयल रेशम को छोड कर) | कि . ग्रा . 1. 3 % 


99. 0 


| 


1. 2 % 


28. 3 


108. 

0 


1 


. 2 % 


30 . 9 


122 . 1 


0 . 4 % 


37. 6 


| 


0 . 9 % 


26. 1 


1.0 % 


29.0 


61150205 ऊन के 

कि . ग्रा . 3. 5 % 101. 4 
61150206 ऊन और मानव निर्मित तंतु वाले 

कि . ग्रा . | 3. 6 % 104. 3 
मिश्रण के 
61150207 सूत के जिसमें 1 % अथवा इससे 

अधिक वजन का | कि . ग्रा . . 3.5 % 98.0 

स्पेंडेक्स/ लाइक्रा/ इलास्टेन हो 
61150299 अन्य 

कि .ग्रा . - 3.5 % - 83. 8 


0.9 % 


25.2 


0.9 % 


21.6”. 


2. 


यह अधिसूचना दिनांक 1 जुलाई, 2017 से लागू होगी । 


[ फा . सं . 609/ 43 / 2017-डीबीके 

आनंद कुमार झा , अवर सचिव 


नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 131/ 2016- सीमा शुल्क ( गै.टे. ) को सा . का . नि . 1018 ( अ ), दिनांक 31 अक्टूबर , 2016 के तहत भारत के 
राजपत्र , असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 41/ 2017 -सीमा 
शुल्क ( गै.टे .), सा . का . नि . 408( अ ), दिनांक 26 अप्रैल , 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 29th June, 2017 

No. 59 / 2017 - CUSTOMS ( N. T .) 
G .S . R . 724 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 75 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), sub -section (2 ) of Section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) and section 93A and sub -section ( 2 ) 
of section 94 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), read with rules 3 and 4 of the Customs, Central Excise Duties and 
Service Tax Drawback Rules, 1995 , the Central Government hereby makes the following further amendments in the 
notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 131/ 2016 - Customs 
(N . T .), dated the 31st October, 2016 , published vide number G . S .R . 1018 ( E ), dated the 31st October, 2016 , namely : 


In the said notification , 


(a ) 


in the Notes and conditions, 


(i) for paragraph (6 ), the following paragraph shall be substituted , namely : 


“ (6 ) An export product accompanied with tax invoice and forming part of project export (including turnkey 
export or supplies) for which no figure is shown in columns (5 ) and (7 ) in the said Schedule, shall be so declared 
by the exporter and the maximum amount of drawback that can be availed under the said Schedule shall not 


[ ATT II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


exceed amount calculated by applying ad - valorem rate of drawback shown in column (4) or column (6 ) to one 
and half times the tax invoice value.” ; 


(ii) in paragraph ( 11 ), after clause (b ), the following clauses shall be inserted , namely : 


“ (c ) exported availing input tax credit of the central goods and services tax or of the integrated goods and 

services tax on the export product or on the inputs or input services used in the manufacture of the export 
product; 


(d ) exported claiming refund of the integrated goods and services tax paid on such exports ; 


(e ) exported by an exporter who has carried forward the amount of Cenvat credit on the export product or on 

the inputs or input services used in the manufacture of the export product, under the Central Goods and 
Services Tax Act, 2017 ( 12 of 2017 ).” ; 


(iii ) after paragraph ( 12 ), the following paragraph shall be inserted , namely: 


“ (12A ) The rates and caps of drawback specified in columns (4 ) and (5 ) of the said Schedule shall be applicable 
to export of a commodity or product if the exporter satisfies the following conditions, namely : 


(a ) the exporter shall declare, and if necessary , establish to the satisfaction of the Assistant Commissioner of 

Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be , that no input tax credit of the central 
goods and services tax or of the integrated goods and services tax has been availed on the export product or 
on any of the inputs or input services used in the manufacture of the export product; 


(b ) if the goods are exported under bond or letter of undertaking or on payment of integrated goods and services 

tax , a certificate from the officer of goods and services tax having jurisdiction over the exporter, to the 
effect that no input tax credit of the central goods and services tax or input tax credit of the integrated goods 
and services tax has been availed on the export product or on any inputs or input services used in the 
manufacture of the export product or no refund of integrated goods and services tax paid on export product 
shall be claimed , is produced ; 


(c) a certificate from the officer of goods and services tax having jurisdiction over the exporter, to the effect 

that exporter has not carried forward the amount of Cenvat credit on the export product or on the inputs or 
input services used in the manufacture of the export product, under the Central Goods and Services Tax 
Act, 2017 ( 12 of 2017 ), is produced .” ; 


(iv ) in paragraph ( 17 ), after the word “ bleached ” , the words “ ormelange ” shall be inserted ; 


(b ) 


in paragraph 4, the following proviso shall be inserted , namely: 


“ Provided that nothing contained in this notification shall have effect after the 30th day of September, 
2017.” 


(c ) 


in the Schedule , 


(i) in Chapter – 3, against tariff item 030402 , 

(A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 3 .4 % ” shall be substituted ; 
( B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 10 .5 ” shall be substituted ; 


(ii ) in Chapter – 3, against tariff item 030601, 

(A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2.7 % ” shall be substituted ; 
( B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 21.6 ” shall be substituted ; 


( iii ) in Chapter – 3, against tariff item 030602 , 

( A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2. 1 % ” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7), the entry “ 57. 2" shall be substituted ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i ) ] 


( iv ) in Chapter – 3 , against tariff item 030603 , 

( A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2.4 % ” shall be substituted ; 
( B ) for the entry in column (7), the entry “ 24 ” shall be substituted ; 


( v) in Chapter – 3 , against tariff item 030604 , 

( A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2.7 % ” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 46 .6 ” shall be substituted ; 


( vi) in Chapter – 3 , against tariff item 030605, 

(A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2 .1 % ” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7), the entry “ 10 .9” shall be substituted ; 


( vii) in Chapter – 15 , against tariff item 150401 , 

(A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2 .1 % ” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7), the entry “ 2 .1” shall be substituted ; 


( viii ) in Chapter – 16 , against tariff item 160401, 

(A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 3.4 % ” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 10 .5 ” shall be substituted ; 


( ix ) in Chapter – 23, against tariff item 230101, 

( A ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2 .1 % ” shall be substituted ; 
( B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 2.1” shall be substituted ; 


(x ) in Chapter – 41 , after tariff item 411202 and the entries relating thereto , the following tariff item and entries 
shall be inserted , namely: 


“ 411299 


Others 


1 


1 .2% 


1.2%"; 


( xi) in Chapter – 52, against tariff item 520901, for the entry in column (7), the entry “ 7” shall be substituted; 


(xii) in Chapter – 54 , against tariff item 540701 , 

(A ) for the entry in column (5 ), the entry " 66 " shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 13 .2” shall be substituted ; 


(xiii ) in Chapter – 54 , against tariff item 540702 , 

(A ) for the entry in column (5 ), the entry “ 72” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 15 .8 ” shall be substituted ; 


(xiv ) in Chapter – 54 , against tariff item 540703 , 

(A ) for the entry in column (5 ), the entry “ 57” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7), the entry “ 11 . 1” shall be substituted ; 


(xv) in Chapter – 54 , against tariff item 540704, 

( A ) for the entry in column (5 ) , the entry “ 60” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7 ), the entry “ 12 .9 " shall be substituted ; 


(xvi) in Chapter – 55 , against tariff item 550905, 

(A ) for the entry in column (5), the entry “ 72 ” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7 ), the entry " 12 .9 " shall be substituted ; 


(xvii ) in Chapter – 55, against tariff item 550906 , 

(A ) for the entry in column (5 ), the entry “ 79” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (7), the entry “ 17 ” shall be substituted ; 


(xviii ) in Chapter – 56 , against tariff item 560802, 

(A ) for the entry in column (4 ), the entry “ 11% ” shall be substituted ; 


[ ATT II - OUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(B ) for the entry in column (5 ), the entry “ 64” shall be substituted ; 
(C ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2 .8 % ” shall be substituted ; 
(D ) for the entry in column (7 ), the entry “ 16 ” shall be substituted ; 


(xix ) in Chapter – 61 , 

( A ) against tariff item 610304 , in column ( 2 ), the word “ leggings ” shall be omitted ; 
(B ) against tariff item 610404 , in column (2 ), the word “ leggings ” shall be omitted ; 
(C ) for tariff items 611501, 611502, 611503, 611504 , 611505 , 611506 , 611507 and 611599 and the 

entries relating thereto , the following tariff items and entries shall be substituted , namely : 


“611501 
| 61150101 
61150102 


Piece 


7 . 7 % 


47 


2 % 


12 . 2 


Piece 


9 .5 % 


2 .5 % 


14 . 5 


Piece 


9 . 9 % 


2 . 5 % 


14 .4 


61150103 
61150104 


Piece 


7 .6 % 


4 .8 % 


50 . 5 


Piece 


8 . 7 % 


3 . 5 % 


32 .2 


61150105 
61150106 


O 


701. 


Piece 


8. 7 % 


3 % 


27 .6 


61150107 


Piece 


8 % 


2 % 


12.5 


Piece 


7 .6 % 


44 


2 % 


11.6 


61150199 
611502 
61150201 
61150202 


Leggings 
Of Cotton 
Of Blend containing Cotton and 
Man Made Fibre 
OfMan Made Fibres 
Of Silk (other than containing 
Noil silk ) 
Of Wool 
Of Blend containing Wool and 
Man Made Fibre 
Of Cotton containing 1 % or 
more by weight of 
spandex /lycra /elastane 
Of Others 
Others 
Of Cotton 
Of Blend containing Cotton and 
Man Made Fibre 
OfMan Made Fibres 
Of Silk (other than containing 
Noil silk ) 
OfWool 
Of Blend containing Wool and 
Man Made Fibre 
Of Cotton containing 1 % or 
more by weight of 
spandex /lycra / elastane 
Of Others 


7 .6 % 


140 


2 % 


36 .8 


9 .5 % 


160 


2.5 % 


42.1 


9 .8 % 


180 


2 .5 % 


45.9 


61150203 
61150204 


7 .6 % 


510 


4 .8 % 


322 . 1 


8 .7 % 


180 


3 . 5 % 


72.4 


61150205 
61150206 


Kg | 


8 .7 % 


) 


180 


3 % 


62. 1 


61150207 


Kg 


8 % 


1602 


% 


40 


61150299 


Kg 


7.6 % 


130 


2 % 


34 .2 ” ; 


(xx) in Chapter – 75, against tariff items 7501, 7502 , 7504 , 7505, 7506 , 7507 and 7508 , for the entries in column 
(6 ), the entry “ 0 . 15 % ” shall respectively be substituted ; 


(xxi) in Chapter – 94 , after tariff item 940402 and the entries relating thereto , the following tariff item and 
entries shall be inserted , namely : 


“ 940403 


8.6 % 


100 


2 .2 % 


25” ; 


Other Pillow / Cushions/ Quilts/ Kg 
Pouffles filled with poly - fil 


(xxii ) in Chapter – 95, against tariff item 950611, 

(A ) for the entry in column (4 ), the entry “ 11 % ” shall be substituted ; 
(B ) for the entry in column (5), the entry " 64" shall be substituted ; 
(C ) for the entry in column (6 ), the entry “ 2.8 % ” shall be substituted ; 
(D ) for the entry in column (7 ), the entry “ 16 ” shall be substituted ; 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1)] 


(d ) in the Table, in Chapter – 61, 

(A ) against tariff item 610304, in column (2), the word “ leggings” shall be omitted ; 
( B ) against tariff item 610404 , in column (2 ), the word “ leggings” shallbe omitted ; 
(C ) for tariff items 611501, 611502, 611503, 611504 , 611505 , 611506 , 611507 and 611599 and the 

entries relating thereto, the following tariff items and entries shall be substituted , namely : 


“ 611501 


Leggings 


61150101 


Of Cotton 


Piece 


3.3 % 


28.2 


0.9 % 


7.7 


61150102 


Of Blend containing Cotton and 
Man Made Fibre 


Piece 


4 . 2 % 


34 .0 


1.2 % 


61150103 


Piece 


4 .3 % 


34 .7 


1 .2 % 


61150104 


Piece 


1.3 % 


19 .2 


0 .4 % 


5 .9 


61150105 


Piece 


3. 9 % 


50 .2 


1 . 1 % 


14 . 2 


61150106 


OfMan Made Fibres 
Of Silk (other than containing 
Noil silk ) 
OfWool 
Of Blend containing Wool and 
Man Made Fibre 
Of Cotton containing 1 % or 
more by weight of 
spandex /lycra/elastane 
Of Others 


Piece 


3. 9 % 


50. 2 


1. 1 % 


14 .2 


61150107 


Piece 


3. 3 % 


28 . 9 


0 .9 % 


7.9 


61150199 


Piece 


3 .3 % 


26 .7 


0 .9 % 


611502 


Others 


| 61150201 


Kg 


3.5 % 


90 .3 


0. 9 % 


23.2 


61150202 


Kg 


4 .2 % 


99 .0 


1.2 % 


28 .3 


Kg 


4 . 2 % 


108 . 0 


1. 2 % 


30 .9 


61150203 
61150204 


Kg 


1. 3 % 


122 . 1 


0.4 % 


37 .6 


OfCotton 
Of Blend containing Cotton and 
Man Made Fibre 
OfMan Made Fibres 
Of Silk (other than containing 
Noil silk ) 
OfWool 
Of Blend containing Wool and 
Man Made Fibre 
Of Cotton containing 1 % or 
more by weight of 
spandex / lycra/ elastane 
Of Others 


Kg 


3 . 5 % 


101. 4 


0 .9 % 


61150205 
61150206 


26 . 1 


Kg 


3.6 % 


104.3 


1.0 % 


29 .0 


61150207 


Kg 


3. 5 % 


98 . 0 


0 . 9 % 


25.2 


61150299 


Kg 


3 . 5 % 


83 .8 


0 . 9 % 


21.6 ” . 


2 . 


This notification shall come into force on the 1st day of July , 2017 . 


[F .No. 609/43/2017-DBK ] 


ANAND KUMAR JHA , Under Secy . 


Note : The principal notification No. 131/2016 -Customs ( N . T .), dated the 31st October, 2016 was published in the 

Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub - section (i), dated the 31st October , 2016 vide number 
G .S . R . 1018( E ), dated the 31st October, 2016 and was last amended vide notification No. 41/2017-Customs 
(N . T .), dated the 26th April, 2017 vide number G . S .R . 408 ( E ), dated the 26th April, 2017 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by RAKESH 
RAKESH SUKUL SUKUL 

Date: 2017. 06 .29 19:22:00 + 05 30 


